सत्यमेव जयते 


17 ज्येष्ट 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 345 ) पटना , मंगलवार , 7 जून 2022 

सामान्य प्रशासन विभाग 


3 . 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


अधिसूचना 
6 जून 2022 

सं ० 11 / आ ० गण -02 / 2022-9077 / सा ० प्र ० – राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 02.06.2022 के मद 
संख्या 09 के रूप में लिए गए निर्णय निम्न प्रकार अधिसूचित किये जाते हैं 

1 . 

राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना ( Caste based survey ) कराएगी । 

2 . 

सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी । 
जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी ( DM ) इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके सम्पूर्ण प्रभार में 
रहेंगे । 


सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर , पंचायत स्तर एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न 
विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएँ इस कार्य हेतु ले सकेंगे । 

जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा । 


5. जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन हेतु 500 ( पाँच सौ ) करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । उक्त राशि 
का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा । 


6 . 

गणना के इस कार्य को फरवरी , 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा । 

7. जाति आधारित गणना की प्रगति से समय - समय पर विधान सभा के विभिन्न दलों के नेताओं को अवगत 
कराया जाएगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रजनीश कुमार , 

सरकार के उप सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित | 

बिहार गजट ( असाधारण ) 345-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


